रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


GOIN 


-: 


MYE 


antan 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 12 , 2017 / पौष 22 , 1938 
NEW DELHI , THURSDAY, JANUARY 12, 2017 / PAUSA 22 , 1938 


सं . 11 


No. 11 ] 


NEW DELH 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 
मुम्बई, 11 जनवरी , 2017 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक )] ( संशोधन ) विनियम , 2017 


सेबी/ एल . ए . डी . - एन . आर . ओ./ जी . एन ./ 2016- 17/ 018. - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और 
विनिमय बोर्ड अधिनियम , 1992 ( 1992 का 15) की धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा, भारतीय प्रतिभूति 
और विनिमय बोर्ड विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम 
बनाता है , अर्थात् , - 


इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक )] (संशोधन ) विनियम , 
2017 कहा जा सकेगा । 


वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


coN 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक )] विनियम , 2014 में , - 


( 1 ) विनियम 21 में , - 


उप -विनियम ( 1 ) में , खंड ( क ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा , अर्थात् , - 


"( क ) भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड ) या सूचीबद्ध की जाने वाली कंपनियों के 
शेयर , डिबेंचर और वारंट [ प्राथमिक (प्राइमरी) और द्वितीयक ( सेकंडरी ) बाजारों के माध्यम से];" 


उप -विनियम ( 4) में , खंड (ङ ) में , - 


( 1 ) शब्द एवं चिह्न " इस विनियम के खंड ( घ ) में ", शब्दों एवं चिह्नों " इस उप -विनियम के खंड ( घ ) में " से 
प्रतिस्थापित हो जाएँगे; 


179GI/ 2017 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC . 4 ] 


( 2 ) उप - खंड ( vii) के पश्चात् , निम्नलिखित उप - खंड अंत : स्थापित किए जाएँगे, अर्थात् , - 


"( viii ) प्रवर्ग I विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ताओं (निवेशकों ) और प्रवर्ग II विदेशी 
पोर्टफोलियो विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) द्वारा, कारपोरेट बॉण्डों में , किए जाने वाले संव्यवहारों 
( ट्रांजैक्शन ) [ जैसा बोर्ड द्वारानिर्धारित (विनिर्दिष्ट ) किया जाए]; 


(ix) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म पर किए जाने वाले 
संव्यवहारों (ट्रांजैक्शन);" 


( 3) मौजूदा उप - खंड ( viii), उप -खंड (x) के रूप में पुन :संख्यांकित हो जाएगा । 


यू . के. सिन्हा, अध्यक्ष 


[विज्ञापन - III/ 4/ असा./ 374/ 16( 69एलबी )] 


पाद टिप्पण : 


1 . भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम , 2014, सं . एल . ए. डी . एन . आर. ओ./ 

जी . एन./ 2013- 14/ 36 / 12 द्वारा , 7 जनवरी 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे । 
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता(निवेशक )] विनियम, 2014 तत्पश्चात् : 


( क ) 8 जुलाई , 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक )] ( संशोधन ) 

विनियम, 2016, सं . सेबी/ एल. ए. डी .- एन . आर. ओ ./ जी . एन ./ 2016- 17/009, द्वारा संशोधित हुए थे । 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


NOTIFICATION 


Mumbai, the 11th January , 2017 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (FOREIGN PORTFOLIO INVESTORS ) 

(AMENDMENT) REGULATIONS, 2017 


SEBI/ LAD- NRO /GN/2016 - 17/ 018 . - In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities 
and Exchange Board of India Act , 1992 (15 of 1992 ), the Securities and Exchange Board of India hereby, makes the 
following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India ( Foreign Portfolio Investors ) 
Regulations, 2014 , namely, — 


1. 


These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) 
( Amendment) Regulations, 2017 . 


2 . 


They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


3. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014 , 


( 1 ) 


In regulation 21, 


i. 


in sub -regulation ( 1), in clause ( a ), 


( 1) for the words “ Securities in the primary and secondary markets including shares” , the word 
“ Shares” shall be substituted ; 


( 2 ) after the word “ India ” , the words and symbol “ , through primary and secondary markets ” , shall be 
inserted ; 


[ HTT III - 005 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ii. 


in sub -regulation (4 ), in clause (e), 
(1 ) after sub - clause (vii) the following sub- clauses shall be inserted , namely , 


“ ( viii ) transactions by Category I and II foreign portfolio investors , in corporate bonds, as may 
be specified by the Board ; 


(ix ) transactions on the electronic book provider platform of recognized stock exchanges;" 
(2 ) existing sub - clause (viii ) shall be re-numbered as sub - clause (x ); 


U . K . SINHA , Chairman 
[ADVT.- III /4 / Exty./374 / 16 (69LB )] 


Footnote : 


1. 


The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors ) Regulations, 2014 were published in the 
Gazette of India on 7th January , 2014 vide No. LAD -NRO /GN /2013 - 14 /36 / 12 . 
The Securities and Exchange Board of India ( Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014 , were subsequently 
amended on : 


( a ) July 8 , 2016 by the Securities and Exchange Board of India ( Foreign Portfolio Investors ) ( Amendment) 

Regulations, 2016 vide notification no . SEBI/LAD -NRO /GN /2016 - 17/ 009 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

ALOK 

Digitally signed by 
ALOK KUMAR 

Date: 2017.01. 16 
KUMAR 

12 :10 :36 + 05 30 


